निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
पाप , आषाड 1938 CHOolo 


8 आषाढ़ 1932 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 29 जून 2010 


( सं० पटना 438 ) 


सं० को० प्र०मु० - 2 / 2006 - 6215 / वि०( 2 ) 

वित्त विभाग 


संकल्प 

10 जून 2010 
विषय: - राज्य के कोषागारों / उप – कोषागारों में विभिन्न बोर्ड / निगम से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मियों के समायोजन 

द्वारा नियुक्ति हेतु निर्गत संकल्प संख्या 2716, दिनांक 24 अप्रील 2007 की कंडिका - 2 एवं 3 ( क ) में 

आंशिक रूप से संशोधन करते हुए आदेश निर्गत करने के संबंध में । 

1 . वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2716, दिनांक 24 अप्रील 2007 की कंडिका - 2 में आंशिक संशोधन करते 
हुए वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1096, दिनांक 22 फरवरी 2006 के प्रावधानों को पुनः प्रभावी किया जाता है । 

2. वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2716, दिनांक 24 अप्रील 2007 की कंडिका - 3 ( क ) में संशोधन करते हुए 
संबंधित प्रतिनियुक्ति कर्मियों को संबंधित जिला के समाहरणालय के लिपिक संवर्ग में रिक्तियों के विरूद्ध वेतनमान् 
4000 - 6000 रुपये में आरक्षण रोस्टर के अनुसार समायोजन द्वारा नियुक्त करने का निदेश दिया जाता है । 

3. वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2716, दिनांक 24 अप्रील 2007 के अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अगले अंक में सर्वसाधारण की 
जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मिहिर कुमार सिंह, 

सचिव (व्यय ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 438- 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


